निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 488 ) 


15 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 5 जून 2014 


राजस्व पर्षद, बिहार 


- - 


अधिसूचनाएं 

4 जून 2014 
सं0 3 / सी5 - अधिoखु०बि०मू0 - 01 / 2010 ( खण्ड -II) - 681 — बिहार उत्पाद अधिनियम - 1915 की धारा - 90 की 
उप - धारा (2) (बिहार अधिनियम - II, 1915) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद् बिहार अधिकतम 
खुदरा मूल्य ( भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर ) निर्धारण नियमावली, 2013 का संशोधन करते हुए निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं : 
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ : -(1) यह नियमावली बिहार अधिकतम खुदरा मूल्य (भारत निर्मित विदेशी 
शराब एवं बीयर) निर्धारण ( संशोधन ) नियमावली, 2014, बिहार कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
___ (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 
2. बिहार अधिकतम खुदरा मूल्य (भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर ) निर्धारण नियमावली, 2013 के नियम 3 
के उप -नियम (क ) के खण्ड (iii ) के बाद निम्नलिखित खण्ड ( iv ) जोड़ा जायेगा : 

__ "(iv ) – राज्य सरकार को देय बोटलिंग फीस, आयात फीस एवं वितरकता अनुज्ञप्ति फीस ।" 
3. बिहार अधिकतम खुदरा मूल्य ( भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर ) निर्धारण नियमावली, 2013 के नियम 5 

निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 जून 2014 
" 5 - उत्पाद शुल्क , संचलन फीस अथवा सरकार द्वारा अधिरोपित अन्य कर अधिकतम 
खुदरा बिक्री मूल्य में शामिल कर लिया जाएगा एवं राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर 
की गई वृद्धि को ऊपरी खर्च ( Over Head ) से अलग करते हुए अधिसूचना की तिथि से 
अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य ( MRP) में शामिल कर लिया जाएगा । " 

राजस्व पर्षद् बिहार के आदेश से, 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


The 4th June 2014 
No. 3 /C ”-MRP -01/ 2010 ( Part- II) -681 — In exercise of the powers Conferred by sub 
section ( 2 ) of section 90 of the Bihar Excise Act, 1915 (Bihar Act II of 1915 ) the Member , 
Board of Revenue is pleased to make the following rule to amend the Bihar Maximum 
Retail Price (India made Foreign Liquor and Beer ) fixation rules 2013 : 

1 . Short title , extent and Commencement- ( 1 ) These rules may be called the Bihar 

Maximum Retail Price ( India made Foreign Liquor and Beer ) fixation 
(Amendment ) rules 2014 . 
( 2 ) It shall extend to the whole of the State. 

( 3 ) It shall come into force at once . 
2. The following clause ( iv ) shall be added after clause ( iii ) of sub- rule ( a) of rule 

3 of the Bihar Maximum Retail Price (India made Foreign Liquor and Beer ) 
fixation rules 2013: 
“ (iv )- Bottling Fee, Import fee and distributor license Fee payable to the State 

Government.” 
3 . Rule 5 of Bihar Maximum Retail Price (India made Foreign Liquor and Beer) 

fixation rules 2013 shall be substituted by the following : 
" 5 - Excise Duty , Movement Fee or any other taxes imposed by the Government 
shall be included in the Maximum retail Price and any enhancements made by 
the State Government from time to time shall be included in maximum retail 
price from the date of its notification separating it from over head .” 

By order of the Board of Revenue , Bihar, 

Sd/- Illegible , 
Deputy Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 488 - 571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


